निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 592 ) 


24 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 15 जुलाई 2014 


सं० एम - 4- 02 / 2006 ( खंड - 1 ) - 6207-वि0 

वित्त विभाग 


- - - - - - - - - 


संकल्प 

15 जुलाई 2014 
बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियम - 380 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार 
कोषागार संहिता, 2011 के निम्नलिखित परिशिष्ट में संशोधन करते हैं : 

__ 1 . परिशिष्ट - 4 (नियम - 25 ) की कंडिका ( 3 ) एवं ( 4 ) में उल्लिखित प्रस्तुतीकरण की तिथियों 
को विलोपित करते हुए उनके स्थान पर अनुगामी (Following ) माह की 5 (पाँच ) वीं तारीख निर्धारित 
किया जाता है । । 

यह संकल्प राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

बी० राजेन्दर , 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 592 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


